ATED 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1940 ( श० ) 
6 अप्रैल , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 395 राँची, शुक्रवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
29 जून , 2017 ई० । 


संख्या-13/ एच०-104/ 2016 -3520/ सी०-- विभागीय अधिसूचना सं०- 3156 , दिनांक 3 जून , 2016 द्वारा 
अखिल भारतीय सेवाए ( मृत्यू - सह- सेवानिवृति लाभ ) नियमावली, 1958 के नियम- 16( 03) तथा कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक , लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक- 25013 / 02 / 2005- AIS, II 
दिनांक 28 जून , 2012 के आलोक राज्य के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा की गहन समीक्षा हेतु 
गठित रिव्यू कमिटी में पुलिस महानिदेशक स्तर के अन्य संवर्ग के पदाधिकारी जिनका गृह राज्य झारखण्ड न हो 
के रूप में श्री रविन्द्र कुमार, भा०प०से० (बिहार - 1984) महानिदेशक - सह- नागरिक सुरक्षा आयुक्त , बिहार , पटना को 
रिव्यू कमिटी के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है । यह मनोनयन गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) बिहार सरकार 
के पत्रांक -435, दिनांक 17 जनवरी , 2017 से प्राप्त पदाधिकारी के मनोनयन के अनुरूप किया गया है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


- - - - - - - - - - - - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 395 -- 50 


